रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PARTI- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 136 ] 
No. 1361 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मई 24 , 2007 / ज्येष्ठ 3, 1929 
· NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24 , 2007 / JYAISTHA 3, 1929 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली , 24 मई , 2007 

सं. 6 ( आर ई- 2007 )/ 2004 - 2009 
फा. सं 01 / 94 / 180 / 106 / एएम 08 / पीसी -I. - विदेश व्यापार नीति, 2004 - 2009 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
- प्रयोग करते हुए , महानिदेशक विदेश व्यापार , एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड-1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

1. अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत “निर्यात दायित्व अवधि और इसका विस्तार " से संबंधित पैरा 4.22 के तीसरे वाक्य को 
निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : 

" मसालों [ आई टी सी ( एच एस ) के अध्याय -9 द्वारा शामिल ] और नारियल तेल के मामले में, सीमाशुल्क प्राधिकारियों 
द्वारा पहली आयात खेप की निकासी की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्यात दायित्व पूरा करना होगा। " 


2. ई ओ यू स्कीम के तहत " आयात की शर्ते " से संबंधित पैरा 6.7( ग ) में तीसरे वाक्य को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : 

" इसी प्रकार , मदों के आयात [ आई टी सी ( एच एस ) के अध्याय-9 द्वारा शामिल ] और नारियल तेल के मद्दे निर्यात दायित्व 
सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पहली आयात खेप की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा करना होगा । " 


. 3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


भवानी सिंह मीना, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


2537GI/ 2007 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- Sec. 1 ] 


SE 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 


(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


PUBLIC NOTICE 


New Delhi, the 24th May , 2007 

No. 6 (RE-2007)/ 2004 - 2009 
F . No. 01 /94/180/ 106 /AM 08 /PC -I. - In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade 
Policy, 2004 — 2009, the Director General of Foreign Trade hereby inakes the following amendments in Handbook of 
Procedures, Vol. I : 

1. In paragraph 4.22 relating to “ Export Obligation (EO ) Period and its Extension " under Advance Authorisation 
Scheme, third sentence stands substituted as under : 

" In case of Spices (covered by Chapter 9 of ITC (HS)] and coconutoil, EO shall be fulfilled within 90 days from 

the date on which first import consignment is cleared by Customs Authorities.” 

2 . In paragraph 6 .7 (c) relating to " Conditionsof Import" under EOU Scheme, third sentence stands substituted as 
under : 

" Similarly , export obligation against import of items (covered by Chapter 9 of ITC (HS)] and coconut oil shall be 
fulfilled within a period of 90 days from the date on which first import consignment is cleared by Customs 
Authorities," 


This issues in Public Interest, 


B . S .MEENA , Director General of Foreign Trade 

& Ex-officio Addl. Secy . 


----- 


----- 


--- 


- 


-- 


-- 


---- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


